Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 32-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022 (PHALGUNA 4, |943 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
स्कूल शिक्षा विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 23 फरवरी, 2022 


संख्या 46,/4-2022 आर०्टी०ई० (0).-- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 
केन्द्रीय अधिनियम 35),की धारा 2 के खण्ड (त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके 
द्वारा, निम्नलिखित gs लक्षण रखने वाले हरियाणा राज्य के सभी राजकीय आर्दश संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों और 
राजकीय आर्दश संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को राज्य “विनिर्दिष्ट vat के रूप में विनिर्दिष्ट करते है:- 


60) ऐसे विद्यालयों में छात्रों और अध्यापक का 25:4 तक का विशिष्ट अनुपात हो; 


Gi) ऐसे विद्यालये छात्रों को इक्कीसवीं सदी को कौशल देने हेतु अनिवार्य आधारभूत संरचना सहित उत्कृष्टता केन्द्र के रूप 
में कार्यरत हों; 


(ii) ऐसे विद्यालयों में सभी उपलब्ध शैक्षणिक संकाय हो; 
(iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध ऐसे विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अग्रेजी हो; 


(vy) ऐसे विद्यालयों में अध्यापन, विद्वता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना तथा संसूचना प्रोद्योगिकी की उच्च कोटि का 
उपयोग हो | 


डा० महावीर सिंह, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
स्कूल शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ | 


(463) 


464 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 23, 2022 (PHGN. 4, 943 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT 
Notification 
The 23rd February , 2022 


No. 6/-2022 RTE ().— In exercise of the powers conferred under clause (p) of Section 2 of the Right of 
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009), the Governor of Haryana hereby 
specifies all Government Model Sanskriti Primary Schools and Government Model Sanskriti Senior Secondary 
Schools of Haryana as “Specified Category” having following distinct character; - 


(i) such Schools have a special pupil teacher ratio upto 25:; 


(ii) — such Schools function as ‘Centers of Excellence’ with the requisite infrastructure toimpart 2|st century skills to 
the students; 


(iii) — such Schools have all available academic streams; 
(iv) such Schools function as English medium schools affiliated to the Central Board of School Education; 


(०). such Schools employ greater degree of Information and Communication Technology in the teaching, learning 
and evaluation process. 


DR. MAHAVIR SINGH, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
School Education Department, Chandigarh. 


9490—C.S.—H.G.P. Pkl. 


